सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


1 कार्तिक , 1941 ( श ० ) 


संख्या- 844 राँची, बुधवार, 


23 अक्टूबर , 2019 ( ई ० ) 


पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवाकार्यविभाग 
( कला, संस्कृति , खेलकूद एवं युवाकार्य संभाग) 


संकल्प 
30 सितम्बर , 2019 


विषय: एन ० सी ० सी ० निदेशालय , बिहार एवं झारखण्ड, पटना के अंतर्गत झारखण्ड प्रकोष्ठ का गठन । 


- 


. 


. 


संख्या- 1595-- राज्य विभाजन के क्रम में कला, संस्कृति एवं युवाकार्य विभाग का भी 
विभाजन हुआ एवं भारत सरकार , कार्मिक एवं लोक शिकायत मंत्रालय ( कार्मिक विभाग) के आदेश 
103 ( झा )/ 2007 दिनांक 30 मई , 2007 द्वारा कला, संस्कृति एवं युवाकार्य विभाग के प्रशासनिक 
नियंत्रणाधीन एन ० सी ० सी ० के क्षेत्रीय कार्यालयों में पदस्थापित राज्य स्तरीय पदों का भी उत्तरवर्ती 
बिहार राज्य एवं झारखण्ड राज्य के मध्य विभाजन किया गया तथा इन पदों पर नियुक्त /कार्यरत 
कर्मियों को भी बिहार एवं झारखण्ड संवर्ग आवंटित किया गया । इसी क्रम में बिहार सरकार , कला , 
संस्कृति एवं युवाकार्य विभाग के आदेश संख्या 37 ज्ञापांक -409 दिनांक 09.07.2003 द्वारा कला , 
संस्कृति एवं युवाकार्य विभाग, सांस्कृतिक कार्य निदेशालय, छात्र एवं युवा कल्याण निदेशालय, पुरातत्व 
निदेशालय तथा संग्रहालय निदेशालय में सृजित राज्य स्तरीय पदों का उत्तरवर्ती बिहार राज्य एवं 
झारखण्ड राज्य में विभाजन किया गया । परन्तु एन ० सी ० सी ० निदेशालय , बिहार , पटना, जो कि 
एन ० सी ० सी ० निदेशालय , बिहार एवं झारखण्ड , पटना जो कि एन.सी.सी. महानिदेशक , रक्षा मंत्रालय , 


, 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) बुधवार, 23 अक्टूबर , 2019 
नई दिल्ली के नियंत्रणाधीन है, उत्तरवर्ती बिहार एवं झारखण्ड राज्य के मध्य विभाजन नहीं हुआ, 
बल्कि इसे एन ० सी ० सी ० निदेशालय , बिहार एवं झारखण्ड, पटना नाम देकर बिहार राज्य एवं झारखण्ड 
राज्य के समस्त एन.सी.सी. इकाईयों को इसके नियंत्राधीन रखा गया । 


ज्ञातव्य है कि एन ० सी ० सी ० निदेशालय जो पूर्णतः केन्द्र सरकार के अधीन होता है एवं इसके 
सारे पदाधिकारी एवं कार्मिक रक्षा मंत्रालय , केन्द्र सरकार के होते है, मात्र एन ० सी ० सी ० के संचालन हेतु 
राज्य सरकार के दायित्वों यथा - राज्य सरकार पर पड़ने वाले वित्तीय भार का निर्वहन तथा राज्य के 
क्षेत्रीय कार्यालयां में कार्यरत कार्मिक के स्थापना संबंधी मामले निदेशालय अवस्थित एक प्रकोष्ठ 
जिसमें राज्य के क्षेत्रीय कार्यालयों के भांति सृजित पद विरूद्ध कार्मिक को पदस्थापित कर संचालन 
किया जाता है । झारखण्ड राज्य में दो ग्रुप मुख्यालय , राँची तथा हजारीबाग है जिसके अधीनस्थ 
क्रमश: 08 एवं 06 कार्यालय है और ये दोनों 

ग्रुप मुख्यालय एन ० सी ० सी ० निदेशालय , बिहार एवं 
झारखण्ड द्वारा ही नियंत्रित है । अतः इनके सभी प्रशासनिक मामले पहले बिहार , पटना में विचारित 
होते है , उसके पश्चात राज्य सरकार के निर्णयार्थ राँची आते है । 


2 . 

ज्ञातव्य है कि झारखण्ड में स्थित 02 ग्रुप मुख्यालय तथा इसके अधीनस्थ 14 कार्यालयों के 
संचालन हेतु सारे कार्मिक राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराये जाते है तथा इनके वेतन इत्यादि पर 
पड़ने वाले वित्तीय भार , कार्यालय के संचालन एवं एन.सी.सी. के कैडेटों के प्रषिक्षण पर होने वाले 
व्यय का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, वत्र्तमान में इन कायों का संचालन एन ० सी ० सी ० 
निदेशालय , पटना में कार्यरत बिहार राज्य के कर्मियों द्वारा की जाती है । जिसके फलस्वरूप झारखण्ड 
सरकार के नियमानुकूल कार्मिक प्रबंधन तथा वित्तीय मामलों के संचालन संबंधी मामले यथा- कार्मिकों 
के स्थापना संबंधी निर्णय में अनावश्यक विलम्ब तथा राशि के आवंटन एवं व्यय संबंधी मामले 
इत्यादि में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । पुनः राज्य सरकार से काफी दूर अलग राज्य में 
एन ० सी ० सी ० निदेशालय , अवस्थित होने के कारण , इससे सहज संपर्क नहीं हो पाता है , 
प्रशासनिक कठिनाईयों और भी बढ़ जाती है । 


अतः 


. 


3 . भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के पत्रांक 2367/JSR & D/ NCCHQ/ Plg/819/ II/ D ( GS- VI) दिनांक 
12 सितम्बर , 2013 के पत्र द्वारा भी यह निर्देश प्राप्त है कि सभी राज्यों में एक एन ० सी ० सी ० 
प्रकोष्ठ का गठन किया जाय जो राज्य सरकार एवं राज्य एन ० सी ० सी ० निदेशालय के मध्य नोडल 
एजेन्सी के रूप में कार्य करे । 


4 . 


उपर्युक्त के आलोक में झारखंड राज्य में एन ० सी ० सी ० कार्यालयों के प्रशासनिक एवं वित्तीय 
प्रबंधन के संचालन में जटिलताओं को देखते हुए झारखण्ड राज्य में एन ० सी ० सी ० निदेशालय, बिहार 
एवं झारखण्ड , पटना के अन्तर्गत झारखण्ड प्रकोष्ठ का गठन किया जाता है । झारखण्ड प्रकोष्ठ 
एन ० सी ० सी ० के गतिविधियों में राज्य सरकार के दायित्वों का नियमानुकूल संचालन तथा राज्य 
सरकार एवं एन ० सी ० सी ० निदेशालय , पटना के बीच समन्वक का कार्य करेगें । 


5 . 


झारखण्ड राज्य में झारखण्ड प्रकोष्ठ का गठन एन ० सी ० सी ० के प्रशासनिक एवं वित्तीय प्रबंधन 
हेतु एन ० सी ० सी ० निदेशालय , बिहार एवं झारखण्ड के अन्तर्गत गठन किये जाने को निर्णय लिया गया , 
जिसका मुख्यालय राँची होगा । झारखण्ड प्रकोष्ठ हेतु प्रशासी पदवर्ग समिति से पदों के सृजन होने तक 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) बुधवार, 23 अक्टूबर , 2019 


3 


झारखंड राज्य के एन ० सी ० सी ० कार्यालयों में कार्यरत कार्मियों एवं उपलब्ध संसाधन से ही संचालित 
किया जायगा। 


6 . 


उपर्युक्त में योजना-सह- वित्त विभाग (वित्त प्रभाग) झारखण्ड, राँची की सहमति प्राप्त है । 

प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति विभागीय संलेख ज्ञापांक 1511 दिनांक 13.09.2019 के 
क्रम में दिनांक 14.09.2019 की बैठक के मद संख्या- 08 में दी गई है । 


1 . 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


पर्यटन ,कला, 


ह ०/( अस्पष्ट ), 
सरकार के सचिव 
संस्कृति खेल 

कूद एवं युवा 

कार्य 
विभाग 
झारखण्ड , 


राँची । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 844 


50 


